s 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 वैशाख 1936 ( श० ) 
राँची , बुधवार 

30 अप्रैल, 2014 ( ई० ) 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


संख्या 186 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 
30 अप्रैल, 2014 


संख्या-1/विविध- 880 /05 का .- 3924--मुख्य सचिव , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
आर०एस० शर्मा, भा .प्र. से. ( झाः78 ) को भारत सरकार में सचिव , इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी 
विभाग के पद पर योगदान करने हेतु दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के अपराह्न के प्रभाव से विरमित किया 


जाता है ( भारत सरकार , कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के फैक्स संवाद 


संख्या- 24/ 2/ 2014- EO (SM.I), दिनांक 24 अप्रैल , 2014 द्रष्टव्य )। 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 30 अप्रैल, 2014 


संख्या -1/ विविध -880 /05 का .- 3925 -- अपर मुख्य सचिव, नागर विमानन विभाग , झारखण्ड , 


राँची के पद पर पदस्थापित श्री सजल चक्रवर्ती, भा .प्र. से. ( झाः80) ( अतिरिक्त प्रभार - अपर मुख्य सचिव , 
परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ मुख्य सचिव , झारखण्ड , 


राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी , 


सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 186 - 50 | 


